226 


HARYANA GOVT.GAZ .MAY 5 , 1998 (VYSK 15, 1920 SAKA ) 


( PART I 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 17/19 मार्च, 1998 


क्रमांक 412--2-98/ 3138 .-- श्री उमराव सिंह , पुन श्री मोहन लाल , निवासी गांव बजाड़, तहसील 
नारनौल ,जिला महेन्द्र गढ़ को पूर्वी पंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 ( ए ) , ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 776 -- ज-- 1--80/ 20964, दिनांक 16 जून , 1980 द्वारा रबी, 1977 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
और रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी 

पर श्री उमराव सिंह की दिनांक 21 अगस्त , 1993 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के प्रधान प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री उमराव सिंह की पत्नी श्रीमती प्यारी देवी के नाम रवी, 1994 से 
1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शो के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


( हस्ताक्षर) . 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


LABOUR DEPARTMENT 


The 20th March, 1998 


No. 13: 102/ 96-2Lab.-- In continuation of Haryana Government Notification No. 13 /102 / 96 
2 Lab, dated 10th November , 1997 , the Governor of Haryana is pleased to extend the period of the 
committee upto 15th March. 1998 on the existing terms and conditions . 


2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed . - vide their U.O. No. 9 /25 /96 
2FD-III 397/( 98 ), dated 6th March , 1998. 


ASHA SHARMA , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Labour and Employment Department . 


LATE NOTIFICATION 


